( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 
संख्या 353 राँची, शुक्रवार 

22 मई , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 

13 मई, 2015 
संख्या - 5/ आरोप- 1- 23 / 2015 का . 4331 -- श्री प्रवीण रोहित कुजूर , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह 
जिला. राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड, चतरा के विरूद्ध मुख्यालय से गायब रहते हुए विद्युत 
शक्ति उपकेन्द्र राजभवन , राँची में तोड़ - फोड़ करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में 
असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49 ( क ) ( 1) ( क ) के तहत् 
आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुजूर का मुख्यालय 
प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल , हजारीबाग का कार्यालय रहेगा | 
2. निलम्बन अवधि में श्री कुजूर को जीवन निर्वाह भत्ता झारखण्ड सेवा संहिता के नियम. 96 के 
तहत् देय होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 35 3 – 50 | 


